निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 फाल्गुन 1935 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार , 28 फरवरी 2014 


( सं० पटना 217 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

___ 27 जनवरी 2014 
सं0 22 नि० सिo(मुज0 ) - 06 - 11 / 2013 / 138 — श्री भरत पूर्वे, अधीक्षण अभियन्ता, तिरहुत नहर अंचल , 
मुजफ्फरपुर को गलत तरीके से आय से अधिक सम्पति अर्जित करने तथा आर्थिक अपराध इकाई द्वारा भ्रष्टाचार 
निरोध अधिनियम 1988 के तहत प्राथमिकी दर्ज किये जाने के आरोप में निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम - 17 के तहत् विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय जल 
संसाधन विभाग द्वारा लिया गया है । 

2. उक्त विभागीय निर्णय के आलोक में श्री पूर्वे को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम - 9 (1 ) ( ग ) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में श्री पूर्वे का मुख्यालय , मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग , अनिसाबाद , 
पटना निर्धारित किया जाता है । 

4. निलंबन अवधि में श्री पूर्वे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
5. विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 217-571+ 10-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


